PART I] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT . 22 , 1985 (ASVN . 30 , 1907 SAKA) 


2659 


333 
दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 
क्रमांक 1121- ज ( 2) -85/ 31006. - पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार 
सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री हिम्मत सिंह, पुत्र श्री जोरावर सिंह, गांव बलवाड़ी , 
तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को , रबी, 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1190- त( 1) -85/31010.-- श्री हरनाम सिंह , पुत्र श्री करतार सिंह , गांव बिलासपुर, तहसील जगाधरी , 
जिला अम्बाला, की दिनांक 20 जनवरी, 1975, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया. 
है ) की धारा 4 एवं 2(ए ) (1ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरनाम सिंह 
की मुब्लिर्ग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 30 -र-III - 70/ 5495, 
दिनांक 9 मार्च, 1970 तथा 5041 - पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मंजूर की गई थी , अब 
उसकी विधग श्रीमती सतभराई के नाम खरीफ , 1975 से खरीफ 79 तक 150 रुपपे वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये बार्षिक 
की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1091 -ज ( 1 ) -85/ 31014 -- श्री किशोरी लाल , पुत्र श्री सीताराम, गांव नारायणगढ़, तहसील नारायणगढ़, जिला 
अम्बाला , की दिनांक 1 नबम्बर, 198 4, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) 
तथा 3( 1)( ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री किशोरी लाल की मुव्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 699- ज( 1) -78/180 12, दिनांक 29 जून, 1978 
तथा 1976 - ज ( 1) -79/440 40, दिनांक 20 अक्तूबर , 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती चलती 
देवी के नाम खरीफ 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


प्रो ० पी ० सांगड़ा , 


अवर सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 16th September, 1985 
No. 815 /Misc .- In exercise of the powars conferred by rule 10 of Punjab Market Committee 
Chairman and Vice -Chairman ( Election ) Rules, 1961 , I, Mohinder Kumar , H.C.S., Sub - Divisional 
Officer (C ) , Jind (Presiding Offer for the election of Chairman , Market Committee, Jind ), hereby notify 
that Shri Suresh , son of Shri Is. var Singh , resident of Anaz Mandi, Jind , has been elected as Chairman 
of the said Committee . 
The notification has been asted on the notice -board of the said committee: 

MOHINDER KUMAR, 
Sub - Divisional Officer ( C) , Jind 
(Presiding Officer for the election of Chairman , 

Market Committee, Jind ). 
कृषि विभाग 

दिनांक 16 सितम्बर , 1985 
ने ० 815/मिस . - पंजाब मण्डी समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ( चुनाव ) निवम , 1961 , के नियम 10 द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , महेन्द्र कुमार, एच . सी. एस ., उप- मण्डल अधिकारी ( नागरिक ), जीन्द, प्रधान अधिकारी मण्डी 
समिति , जीन्द इस के द्वारा अधिसूचित करता है कि श्री सुरेश सपुत्र श्री हरि सिंह, निवासी अनाज मण्डी , जीन्द, उक्त मण्डी 
समिति के अध्यक्ष चुने गये हैं । 
2. इस अधिसूचना को उक्त मण्डी समिति के नोटिस-बोर्ड पर भी लगा दिया गया है । 

महेन्द्र कुमार 

प्रधान अधिकारी, 
उप- मण्डल अधिकारी ( नागरिक ), 

जीन्द , जिला जीन्द । 


। 


